LAIRE 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड 


गजट 


असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


23 फाल्गुन , 1941 ( श ० ) 


संख्या- 156 राँची, शुक्रवार , 


13 मार्च, 2020 ( ई ०) 


, 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


अधिसूचना 
25 फ़रवरी , 2020 


संख्या-3/पद0-01( ख ) -01/2020 का.- 1459-- श्री आशिफ एकराम , झा 0 प्र 0 से 0 ( कोटि क्रमांक 
792/03, गृह जिला- हजारीबाग), राज्य नयाचार पदाधिकारी , मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी 
विभाग, झारखण्ड , राँची की मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग की अधिसूचना सं 0 158 
दिनांक 06.02.2020 के द्वारा श्री बन्ना गुप्ता , माननीय मंत्री, स्वास्थ्य , चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार 
कल्याण विभाग एवं आपदा प्रबंधन विभाग , झारखण्ड सरकार के आप्त सचिव ( सरकारी कोटा ) के पद 
पर नियुक्ति के फलस्वरूप इनकी सेवा दिनांक 29.01.2020 के प्रभाव से अगले आदेश तक मंत्रिमंडल 
सचिवालय एवं निगरानी विभाग ( समन्वय ), झारखण्ड , राँची को सौंपी जाती है । 


- 


संख्या-3/पद0-01 ( ख) -01/2020 का.- 1460-- श्री कुमार मनीष , झा 0प्र 0 से 0 (प्रथम बैच , गृह 
जिला- लोहरदगा), पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत की श्री हाजी हुसैन अंसारी, माननीय मंत्री, अल्पसंख्यक 
कल्याण एवं निबंधन विभाग , झारखण्ड सरकार के पत्रांक 04 दिनांक 13.02.2020 के द्वारा दिनांक 
12.02.2020 के प्रभाव से आप्त सचिव ( सरकारी कोटा ) के पद पर नियुक्ति की अनुशंसा के आलोक 
में इनकी सेवा दिनांक 12.02.2020 के प्रभाव से अगले आदेश तक मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी 
विभाग ( समन्वय ), झारखण्ड, राँची को सौंपी जाती है । 


2 


, 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 13 मार्च, 2020 
संख्या-3 /पद0-01( ख )-01/2020 का.- 1461-- श्री अतुल कुमार , झा 0 प्र 0 से0 ( तृतीय बैच , गृह 
जिला- मुजफ्फरपुर ), पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत की विधान सभा सचिवालय की अधिसूचना सं0 322 
दिनांक 06.02.2020 के द्वारा श्री रबिन्द्र नाथ महतो, माननीय अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा के 
आप्त सचिव के पद पर नियुक्ति के फलस्वरूप इनकी सेवा दिनांक 06.02.2020 के प्रभाव से अगले 
आदेश तक विधान सभा सचिवालय , झारखण्ड , राँची को सौंपी जाती है । 


, 


संख्या -3 /पद0-01 ( ख)-01/2020 का.- 1462-- श्री राकेश कुमार दूबे , झा 0 प्र0 से0 (कोटि क्रमांक 
791/03, गृह जिला- देवघर), अपर समाहर्ता, गिरिडीह की मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग 
की अधिसूचना सं 0 200 दिनांक 14.02.2020 के द्वारा दिनांक 07.02.2020 के प्रभाव से श्री बादल , 
माननीय मंत्री, कृषि , पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड सरकार के आप्त सचिव ( सरकारी 
कोटा ) के पद पर नियुक्ति के फलस्वरूप इनकी सेवा दिनांक 07.02.2020 के प्रभाव से अगले आदेश 
तक मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग ( समन्वय ), झारखण्ड , राँची को सौंपी जाती है । 


, 


, 


संख्या-3 /पद0-01( ख )-01/2020 का.- 1463-- श्री रणजीत कुमार सिन्हा, झा 0 प्र 0 से 0 ( कोटि 
क्रमांक- 723/03, गृह जिला- जहानाबाद ), सचिव , प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार , रांची ( अतिरिक्त प्रभार 
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी , झारखण्ड राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड , झारखण्ड ) की मंत्रिमंडल 
सचिवालय एवं निगरानी विभाग की अधिसूचना सं 0 204 दिनांक 14.02.2020 के द्वारा दिनांक 
30.01.2020 के प्रभाव से श्री रामेश्वर उरांव , माननीय मंत्री , योजना - सह -वित्त विभाग, वाणिज्यकर 
विभाग तथा खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड सरकार के आप्त 
सचिव ( सरकारी कोटा ) के पद पर नियुक्ति के फलस्वरूप इनकी सेवा दिनांक 30.01.2020 के प्रभाव 
से अगले आदेश तक मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग ( समन्वय), झारखण्ड, राँची को सौंपी 
जाती है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अनिल 
सरकार के उप सचिव । 


कुमार सिंह , 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 156 50 


